सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

3 भाद्र 1936 ( श० ) 
संख्या 398 राँची , सोमवार 

25 अगस्त , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
25 अगस्त, 2014 


संख्या -1 / सी0- 2014/ 2012 का .- 8472-- अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो के पद पर पदस्थापित श्री 
राहुल कुमार सिन्हा, भा .प्र. से. ( झाः2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें उप विकास 
आयुक्त , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2. उप विकास आयुक्त , राँची के पद पर पदस्थापित श्री संत कुमार वर्मा, झा.प्र. से. 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे । 


संख्या-1 / सी0 - 2014 / 2012 का .- 8473-- अनुमण्डल पदाधिकारी, खूटी के पद पर पदस्थापित श्री राय 
महिमापत रे, भा .प्र. से . ( झाः2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें उप विकास 
आयुक्त, हजारीबाग के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2. उप विकास आयुक्त, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह, झा .प्र. से . 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे । 


__ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 25 अगस्त, 2014 
संख्या -1/ सी0-2014/ 2012 का .- 8474-- अनुमण्डल पदाधिकारी , चक्रधरपुर के पद पर पदस्थापित 
श्री छवि रंजन, भा .प्र. से. ( झाः2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें उप विकास 
आयुक्त, लोहरदगा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


___ 2. उप विकास आयुक्त, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री जगजीत सिंह, झा . प्र. से . 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे । 


संख्या -1/ सी0 -2014/ 2012 का .- 8475-- अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री 
आंजनेयुलु दोड्डे, भा .प्र. से. ( झाः2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें उप विकास 
आयुक्त, गढ़वा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


___ 2. उप विकास आयुक्त , गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री उमा शंकर प्रसाद , झा . प्र. से . 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची में योगदान करेंगे। 


___ संख्या-1/ सी0- 2014 / 2012 का .- 8476-- अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल के पद पर पदस्थापित श्री 
मंजुनाथ भजन्त्री, भा .प्र. से . ( झाः2011 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें उप विकास 
आयुक्त , खूटी के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. उप विकास आयुक्त , खूटी के पद पर पदस्थापित श्री पुष्कर सिंह मुण्डा, झा .प्र. से. 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे । 


__ संख्या -1/ सी0 - 2014 / 2012 का .- 8477 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के पद पर पदस्थापित सुश्री 
राजेश्वरी बी ., भा . प्र. से. ( झाः2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें उप विकास 
आयुक्त, रामगढ़ के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ सी0- 2014/ 2012 का .- 8478-- अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही के पद पर पदस्थापित श्री 
बाघमारे प्रसाद कृष्ण, भा .प्र.से. ( झाः2011 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें उप विकास 
आयुक्त , जामताड़ा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


___ 2. उप विकास आयुक्त , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री मुकुल कुमार पाण्डेय , 
झा.प्र. से. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे । 


संख्या-1/ सी0-2014 /2012 का .- 8479-- लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 22 अगस्त , 2014 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के पदाधिकारी श्रीमती हर्षिका सिंह को अगले आदेश तक अनुमण्डल 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 25 अगस्त , 2014 


पदाधिकारी, बुण्डू के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें राँची जिला के लिए दंड 
प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की 
जाती है । 


संख्या -1/ सी0- 2014 / 2012 का .- 8480-- लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 
दवितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 22 अगस्त , 2014 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के पदाधिकारी श्री रविशंकर शुक्ला को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी , चक्रधरपुर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें प0 सिंहभूम जिला 
के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा - 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति 
प्रदत्त की जाती है । 


संख्या -1/ सी0 - 2014/2012 का .- 8481-- लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 22 अगस्त , 2014 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के पदाधिकारी श्री संदीप सिंह को अगले आदेश तक अनमण्डल 
पदाधिकारी, बरही के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें हजारीबाग जिला के लिए 
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा- 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त 
की जाती है । 


संख्या-1/ सी0 - 2014/ 2012 का .- 8482-- लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 22 अगस्त, 2014 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के पदाधिकारी श्री शान्तनु कुमार अग्रहरी को अगले आदेश तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी , लातेहार के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें लातेहार 
जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा - 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की 
शक्ति प्रदत्त की जाती है । 


2. अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित श्री हैदर अली, झा.प्र. से . 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे । 


संख्या-1/ सी0 - 2014/ 2012 का .- 8483--लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 22 अगस्त, 2014 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के पदाधिकारी सुश्री नेहा अरोड़ा को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, गुमला के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें गुमला जिला के लिए 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 25 अगस्त, 2014 


दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा- 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त 
की जाती है । 


संख्या-1 / सी0 - 2014 / 2012 का .- 8484-- लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 22 अगस्त , 2014 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के पदाधिकारी श्री घोलप रमेश गोरख को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, खूटी के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें बूंटी जिला के लिए दंड 
प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा- 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की 
जाती है । 


संख्या-1 / सी0 - 2014 / 2012 का .- 8485 -- लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 22 अगस्त , 2014 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के पदाधिकारी श्री भुवनेश प्रताप सिंह को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, बेरमो के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें बोकारो जिला के लिए 
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त 
की जाती है । 


संख्या -1 / सी0 - 2014/ 2012 का .- 8486 -- लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 22 अगस्त , 2014 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के पदाधिकारी श्री संजीव कुमार बेसरा को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, सरायकेला के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें सरायकेला- खरसावाँ 
जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा - 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की 
शक्ति प्रदत्त की जाती है । 


2. अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्रभूषण सिंह , झा. प्र. से . 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 398 – 50 | 


